HARYANA GOVT. GAZ ., NOV . 19 , 2019 ( KRTK. 28 , 1941 SAKA) 


829 


हरियाणा सरकार 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 19 नवम्बर, 2019 
संख्या का ० आ ० 79 / के ० अ ० 2 / 1974 / धा ० 2 / 2019.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय 
अधिनियम 2), की धारा 2 के खण्ड ( ध ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी 
गई अनुसूची के खाना 2 के नीचे वर्णित स्थानीय क्षेत्र को उसके खाना 3 के नीचे वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में से 
उसे निकालते हुए तथा उक्त अनुसूची के खाना 4 के नीचे वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में उसे शामिल करते हुए, 
अन्तरण को विनिर्दिष्ट करते हैं , अर्थात् : 

अनुसूची 
अन्तरित किये जाने वाले गाँव / स्थानीय क्षेत्र का नाम 

पुलिस थाना जिस पुलिस थाना 

में से स्थानीय क्षेत्र जिसमें स्थानीय 
गाँव तहसील 

जिला 

निकाला जाना है क्षेत्र शामिल किया 
( ) (ii ) ( iii ) 

जाना है 


क्रम संख्या 


1 


2 


3 


4 


1 . 


गाँव बरटा 


कैथल 


कैथल 


पुलिस थाना, गढी, | पुलिस थाना सदर , 
जिला जीन्द कैथल, जिला 

कैथल 


नवराज संधू, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 


गृह विभाग । 


830 


HARYANA GOVT. GAZ ., NOV . 19 , 2019 (KRTK . 28 , 1941 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


HOME DEPARTMENT 


Notification 


The 19th November, 2019 
No. S.O. 79 /C.A . 2 / 1974 /S . 2 /2019.— In exercise of the powers of the conferred by clause (s ) of Section 2 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 (Central Act 2 of 1974 ), the Governor of Haryana hereby specifies the transfer 
of the local area enumerated under column 2 of the Schedule given below by excluding the same from the local area 
of Police Station mentioned under column 3 thereof and including the same in the local area of the Police Station 
mentioned under column 4 of the said Schedule, namely : 

SCHEDULE 


Serial 
Number 


Name of village/local area to be transferred 


Police Station 
from which local 
area is to be 
excluded 


Police Station in 
which local area is 

to be included 


Tehsil 


District 


Village 

( i) 


( ii ) 


1 


2 


3 


4 


1 . 


Village Barta 


Kaithal 


Kaithal 


Police Station , 
Garhi, Disrict Jind 


Police Station 
Sadar, Kaithal, 
District Kaithal 


NAVRAJ SANDHU , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Home Department. 


57442 — C.S. - H.G.P ., Chd. 


